पंजीकृत संख्या - यू0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
रुड़की, शनिवार , दिनांक 18 अक्टूबर , 2014 ई 0 ( आश्विन 26 , 1936 शक सम्वत्) [ संख्या -42 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 


खण्ड -15 ] 


विषय 


पृष्ठ संख्या 


वार्षिक चन्दा 


रु 0 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 


3075 


551-558 


1500 


425-439 


1500 


- 


975 


भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


975 


975 


... 


975 


975 


975 


57-62 


975 


स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


1425 


551 - क 


शक सम्वत् ) 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अक्टूबर, 2014 ई ० ( आश्विन 26 , 1936 


552 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

संशोधन / अधिसूचना 

08 अगस्त , 2014 ई ० 
संख्या 1017 / X - 1-2014-14( 10 )/ 2014- उत्तराखण्ड शासन , वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1, की अधिसूचना 
संख्या 401 / X- 1-2014-14( 10 )/ 2014, दिनांक 19 मार्च, 2014 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड के क्रमांक (3 ) पर 
अंकित कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव अथवा सचिव के सम्मुख अंकित "सदस्य सदस्य " के 
स्थान पर " सदस्य सचिव " पढा जाय । 

अधिसूचना की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी । 


कार्यालय आदेश 


28 अगस्त, 2014 ई ० 
संख्या 3027 / X - 1-2014-04 (06) / 2014 टी 0 सी 0 - शासनादेश संख्या 851 / X - 1-2014-04( 06 )/ 2014 टी 0 सी 0 , 
दिनांक 04 अप्रैल, 2014 द्वारा राजाजी राष्ट्रीय पार्क , देहरादून में सृजित उप निदेशक का पद , जिसको प्रमुख 
वन संरक्षक , उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या - क -2305 / 1-7 दिनांक 19 मई , 2007 द्वारा गोविन्द पशु विहार, 
पुरोला को आवंटित किया गया था , को गोविन्द पशु विहार, पुरोला से राजाजी राष्ट्रीय पार्क , देहरादून को 
स्थानान्तरित / प्रत्यावर्तित किया गया है । 

उक्त शासनादेश दिनांक 04 अप्रैल, 2014 द्वारा राजाजी राष्ट्रीय पार्क , देहरादून को स्थानान्तरित / प्रत्यावर्तित 
किये गये उप निदेशक , गोविन्द पशु विहार , पुरोला के पद को तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत , जनहित में 
पुनः गोविन्द पशु विहार, पुरोला को स्थानान्तरित / प्रत्यावर्तित किया जाता है । 


2 . 


डॉ रणबीर सिंह, 


प्रमुख सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग -3 

कार्यालय ज्ञाप 


08 सितम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 1592 / XXVIII - 3-2014-62/ 2010- तात्कालिक प्रभाव से श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी, औषधि निरीक्षक 
को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के पद पर वेतनमान ₹ 15600-39100 , ग्रेड 
पे ₹ 5400 में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

श्री भण्डारी को उक्त पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जायेगा । 

श्री भण्डारी को उनके पूर्व प्रभार के साथ वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मुख्यालय , देहरादून तैनात किया जाता 
है । सम्प्रति श्री भण्डारी उक्त तैनाती स्थल पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । 


2 . 


3 . 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश , 


प्रमुख सचिव । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अक्टूबर , 2014 ई० ( आश्विन 26 , 1936 


शक सम्वत् ) 


553 


सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग 

कार्यालय ज्ञाप 

10 सितम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 1081 / VII - 2-14/ 52- एम ० एस ० एम ० ई ०/ 2013 - संयुक्त निदेशक , उद्योग के रिक्त पद पर पदोन्नति 
हेतु दिनांक 28-08-2014 को विभागीय पदोन्नति चयन समिति द्वारा संस्तुत श्रीमती कौशल्या बन्धु , महाप्रबंधक , 
जिला उद्योग केन्द्र को संयुक्त निदेशक , उद्योग , वेतन बैण्ड ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 7600 के पद पर 
पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती कौशल्या बन्धु , संयुक्त निदेशक , उद्योग को उद्योग निदेशालय में रिक्त 
संयुक्त निदेशक , उद्योग के पद पर पदास्थापित करते हुए 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है । संयुक्त 
निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का व्यय अनुमन्य नहीं होगा । 

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे । 


2 . 


आज्ञा से , 


एम ० एच ० खान , 


प्रमुख सचिव । 


वित्त अनुभाग -9 

अधिसूचना 

22 अगस्त , 2014 ई ० 
संख्या 236 / 2014 /XXVII( 9 )/ 2014/ स्टाम्प -42 / 2008 - श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 
1897 ( अधिनियम संख्या 10 , वर्ष 1897 ) की धारा 21 ( यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त ) सपठित भारतीय स्टाम्प 
अधिनियम, 1899 ( केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( ख ) 74 तथा 
75 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड (उ 0 प्र0 स्टाम्प नियमावली, 1942) में अग्रेतर संशोधन करने 
की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते है; अर्थात् 


उत्तराखण्ड (उ 0 प्र0 स्टाम्प नियमावली 1942 ) ( संशोधन ) नियमावली, 2014 


संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ 


1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उ0 प्र0 स्टाम्प 

नियमावली 1942) ( संशोधन ) नियमावली, 2014 है । 


CX 


( 2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 


नियम 156 का संशोधन 


2 . 


( उ 0 प्र0 स्टाम्प नियमावली 1942) में नीचे स्तम्भ -1 में दिये 
गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया 


नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात् 


554 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अक्टूबर , 2014 ई ० ( आश्विन 26, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


स्तम्भ -1 
वर्तमान नियम 


स्तम्भ -2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 


156 . 


। 


गैर सरकारी विक्रेताओं को स्टाम्पों की 156. गैर सरकारी विक्रेताओं को स्टाम्पों की 
साप्ताहिक बिकी, लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विकेता साप्ताहिक बिकी, लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विक्रेता 
सामान्यतः स्थानीय या शाखा डिपो से सप्ताह में सामान्यतः स्थानीय या शाखा डिपो से सप्ताह में 
एक बार स्टाम्प खरीदने के अधिकृत होंगे, जो मात्रा | एक बार स्टाम्प खरीदने के अधिकृत होंगे, जो 
उनके साप्ताहिक निकासी की अनुमानित मात्रा के मात्रा उनके साप्ताहिक निकासी की अनुमानित 
बराबर होगी, जो पिछले कुछ सप्ताहों की बिक्री के मात्रा के बराबर होगी , जो पिछले कुछ सप्ताहों की 
औसत पर आधारित होगी । यदि साप्ताहिक खरीद बिक्री के औसत पर आधारित होगी । यदि 
के बाद किसी विक्रेता की बिकी अधिक हो जाए साप्ताहिक खरीद के बाद किसी विकेता की बिक्री 
और उसके पास स्टाम्पों का स्टॉक एक सप्ताह के | अधिक हो जाए और उसके पास स्टाम्पों का स्टॉक 
अन्दर ही समाप्त हो जाय, तो उसको सप्ताह के एक सप्ताह के अन्दर ही समाप्त हो जाय, तो 
अन्य किसी दिन , जिस दिन, कोषागार खुला हो, उसको सप्ताह के अन्य किसी दिन , जिस दिन , 
सप्ताह के बाकि दिनों की अनुमानित निकासी के कोषागार खुला हो , सप्ताह के बाकि दिनों की 
बराबर स्टाम्प खरीदने दिया जाएगा । 

अनुमानित निकासी के बराबर स्टाम्प खरीद कर 
प्रतिबन्ध यह है कि ₹ 15,000 / - से अधिक | सकेंगे । 
मूल्य का स्टाम्प पेपर लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विक्रेता परन्तु यह कि ₹ 25,000 / - से अधिक 
को नहीं दिया जायेगा । 

मूल्य का स्टाम्प पेपर लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प 
विकेता को नहीं दिया जायेगा । 


आज्ञा से , 


भास्करानन्द , 

सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the notification No. 236 /2014 /XXVII ( 9 )/ 
Stamp -42 /2008 , Dehradun , dated August 22 , 2014 for general information . 


NOTIFICATION 


August 22, 2014 


No. 236 / 2014 /XXVII (9 )/Stamp -42/ 2008 -- In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1 ) of section 10 and Section 74 and 75 of the Indian Stamp Act. 1899 (CentralAct no 2 of 1899 ) read 
with section 210fGeneral clauses Act 1897 (CentralAct . No. 10 of 1897 ), the Governor is pleased to make 
the following rules with a view further to amend the Uttarakhand (U.P. Stamp Rules 1942 ) namely: -- 


HT T 1 ] 


BRAUE TUT, 18 3aR , 2014 $ 0 ( 

3426, 1936 


शक सम्वत् ) 


555 


The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Stamp Rules 1942 ) (Amendment) 

Rules 2014 . 


Short title , 


1 . 


( 1 ) 


These rules may be called the Uttarakhand ( The Uttar 


and 


pradesh stamp Rules 1942 ) ( Amendment) Rules 2014 


commencement 


(2 ) 


Amendment 


of 2 . 


They shall come into force at once . 
In rule ( The Uttar Pradesh Stamp Rules , 1942 ) , the Rule 
Set out in column - 1 below , the rule Set out in column - 2 
shall be substituted ; namely 


Rule 156 


Column - 1 

Existing rule 
156. Licensed vendors shall be allowed to 


Column- 2 

Herby substituted rule 
156. Licensed vendors shall be allowed to 


purchase stamps from the local or branch 


depot ordinarily once a week , equal to 


their estimated demand for one week , 


based on the average sales of the last few 
weeks. If after a weekly purchase , the 
sales of any vendor have been heaby and 
his stock have run short within the week , 


purchase stamps from the local or branch depot 
ordinarily once a week , equal to their estimated 
demand for one week , based on the average 
sales of the last few weeks. If after a weekly 
purchase, the sales of any vendor have been 
heaby and his stock have run short within the 
week , he shall be allowed to purchase on any 
other day of the week when the treasury is open , 
equal to the probable consumption for 
remaining part of the week . 

Provided that stamp paper of value of 
more than Rs . Twenty five Thousand shall not 
be given to licensed stamp vendor. 


he shall be allowed to purchase on any 


other day of the week when the treasury is 
open , equal to the probable consumption 
for remaining part of the week . 

Provided that stamp paper of value 
of more than Rs. Fifteen Thousand shall 


not be given to licensed stamp vendor. 


By Order 


1 


BHASKARANAND , 

Secretary 


556 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अक्टूबर , 2014 ई ० ( आश्विन 26, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


शहरी विकास विभाग 


अधिसूचना 
04 सितम्बर , 2014 ई ० 


संख्या 71 / VI( 3)/ 2014-57 ( सा 0 ) / 2006 - उत्तराखण्ड ( उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916 ) 
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा -12 - क सपठित धारा 56 के प्राविधानों के क्रम में उत्तराखण्ड 
राज्य में निम्नलिखित स्थानीय निकायों में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन -2013 के पश्चात् आकस्मिक 
रूप से रिक्त हुए पदों को एतद्वारा रिक्त घोषित किया जाता है: 


रिक्त 


पदनाम 


क 0 निकाय का नाम निर्वाचित 

पदाधिकारी 
नगर निगम श्रीमति रीतू शर्मा 
हल्द्वानी - काठगो 


1 


सभासद 


निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण की रिक्ति का 
नाम 

श्रेणी कारण 
12 - पर्वतीय महिला 

मृत्यु 
मौहल्ला, हिमालय 

10-11-2013 
फार्म 


दाम 


2 


सभासद 


22 - रेलवे 


बाजार, अनारक्षित 


किदवी नगर 


मृत्यु 
24-05-2014 


3 


नगर निगम श्री किड़िया 
हल्द्वानी - काठगो 
-दाम 

पंचायत श्री रणबीर सिंह 
स्वर्गाश्रम जौंक 
नगर निगम | श्री यशपाल राणा 
रुड़की 


सदस्य 


4 


सभासद 


2 - जौंक 

अनारक्षित । मृत्यु 

29-12-2013 
5 - पूर्वादीनदयाल अनारक्षित 

नगर प्रमुख 

पर 

निर्वाचित 
22 - गोविंदपुरी 

अनारक्षित | मृत्यु 

06-03-2014 


पद 


LO 


नगर 
हरिद्वार 


निगम श्री जागेश कुमार सभासद 

गुप्ता 


डी 0 एस 0 गाल , 

सचिव । 


गृह अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 


05 सितम्बर , 2014 ई ० 


संख्या 1888 / XX( 1) -2014-3( 2 ) 2004- प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में चयन वर्ष 2013-14 के लिए 
पुलिस उपाधीक्षक , कनिष्ठ वेतनमान से पुलिस उपाधीक्षक , ज्येष्ठ वेतनमान में पदोन्नति हेतु दिनांक 21-08-2014 
को सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक में निर्णयोपरान्त चयन समिति की संस्तुति के क्रम में तात्कालिक प्रभाव 
से प्रान्तीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस उपाधीक्षक , कनिष्ठ वेतनमान ₹ 15600-39100 , 
ग्रेड वेतन ₹ 5400 से पुलिस उपाधीक्षक , ज्येष्ठ वेतनमान ₹ 15600-39100 , ग्रेड वेतन ₹ 6600 में पदोन्नत किये 
जाने की श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अक्टूबर, 2014 ई 0 ( आश्विन 26 , 1936 


शक सम्वत् ) 


557 


क्र.सं. 


अधिकारी का नाम 


1 


श्री मदन सिंह फर्वाण 


2 


श्री गिरीश चन्द्र बिजल्वाण 


3 


श्री हरीश चन्द्र सती 


4 


श्री हरीश कुमार 

सिंह 
श्री जितेन्द्र सिंह पांगती 


5 


4 


6 


7 


श्री रमेश चन्द्र जोशी 
श्रीमती शकुंतला होतियाल 
श्री जगदीश चन्द्र आर्य 


8 


9 


श्री प्रताप सिह पांगती 


10 


श्री अरूण कुमार पाण्डे 
श्री उमेद सिंह बिष्ट 


11 


12 . 


श्री हरेन्द्र पाल सिंह 


13 


श्री राकेश चन्द्र पन्त 


14 


श्री रामेश्वर प्रसाद डिमरी 


15 


श्री धनी राम 


2 


उक्त पदोन्नति मा 0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या: 
35452/2013 प्रमोद कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा 0 उच्चतम 
न्यायालय द्वारा पारित की जाने वाली अन्तिम निर्णय / आदेश के अधीन होगी । 


आज्ञा से , 


मंजुल कुमार जोशी, 


सचिव । 


संस्कृति पर्यटन एवं खेल अनुभाग -2 

विज्ञप्ति / पदोन्नति 


05 सितम्बर , 2014 ई ० 


संख्या 213 / VI - 2/ 2014-1( 5 )/ 2004- युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक 
वेतनमान ₹ 15600-39100 , ग्रेड पे ₹ 7600 के रिक्त पद के सापेक्ष नियमित चयनोपरान्त श्री राकेश चन्द्र डिमरी, 
उपनिदेशक , ( वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 6600 ) युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय, 
देहरादून को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखते हुए संयुक्त निदेशक के 
पद पर पदोन्नत करते हुए युवा कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड , देहरादून में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है । 

श्री डिमरी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश अनुपालन में अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करना 
सुनिश्चित करें । 


2 . 


558 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अक्टूबर , 2014 ई ० ( आश्विन 26 , 1936 


शक सम्वत् 


[ भाग 1 


विज्ञप्ति / पदोन्नति 


05 सितम्बर , 2014 ई ० 


संख्या 214 / VI -2/ 2014-1 (5)/ 2004- युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अन्तर्गत उपनिदेशक 
वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 6600 के रिक्त पद के सापेक्ष नियमित चयनोपरान्त श्री अजय कुमार अग्रवाल , 
सहायक समादेष्टा ( वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 5400 ) युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय , 
देहरादून सम्प्रति प्रतिनियुक्ति पर उपनिदेशक खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्यभार ग्रहण करने 
की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखते हुए उपनिदेशक के पद पर पदोन्नत किया जाता है । 

श्री अग्रवाल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश के अनुपालन में अविलम्ब वर्तमान तैनाती स्थल 
पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें । 

विज्ञप्ति / पदोन्नति 


2 . 


05 सितम्बर , 2014 ई ० 


संख्या 215 / VI -2/ 2014-1 ( 5)/ 2004- युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अन्तर्गत सहायक 
समादेष्टा वेतनमान ₹ 15600-39100 , ग्रेड पे ₹ 5400 के रिक्त पद के सापेक्ष नियमित चयनोपरान्त श्री नीरज गुप्ता , 
जिला युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी, (वेतनमान ₹ 9300-34800 , ग्रेड पे ₹ 4600 ) युवा कल्याण एवं प्रान्तीय 
रक्षक दल विभाग सम्प्रति राजीव गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स सोसाइटी , देहरादून 
में प्रतिनियुक्ति पर तैनात मुख्य संचालन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा 
अवधि पर रखते हुए सहायक समादेष्टा के पद पर पदोन्नत किया जाता है । 

श्री गुप्ता को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश के अनुपालन में अविलम्ब वर्तमान तैनाती स्थल पर 
कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें । 


2 . 


डॉ ० अजय कुमार प्रदयोत , 


सचिव । 


पी ० एस० यू ० ( आर0 ई० ) 42 हिन्दी गजट / 637 - भाग 1-2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 ई0 ( आश्विन 26 , 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचा 0), रुद्रप्रयाग 
जनपद रुद्रप्रयाग की ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों का सामान्य निर्वाचन 2014 


सूचना 

22 अगस्त , 2014 ई ० 
संख्या 600 / पंचा०निर्वा० - सूचना / 2014 - राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या -1963 / 
रा 0 नि 0 आ 0 अनु-2 / 1775 / 2014, दिनांक 21-08-2014 द्वारा सचिव , पंचायती राज , उत्तराखण्ड शासन , देहरादून की 
अधिसूचना संख्या -1849 / XII( 1)-2014-84 ( 08 )/2014, दिनांक 20-08-2014 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों ( जनपद 
हरिद्वार को छोड़कर) की ग्राम पंचायतों के उप प्रधान ग्राम पंचायत के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है । 

अतः, मैं , डॉ ० राघव लंगर, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) , रुद्रप्रयाग राज्य निर्वाचन 
आयोग , उत्तराखण्ड द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नांकित समय - सारणी के अनुसार जनपद रुद्रप्रयाग की समस्त ग्राम पंचायतों के 
उप प्रधान, ग्राम पंचायत के पदों / स्थानों पर निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्देशित करता हूँ । 

समय सारणी 


नाम निर्देशन पत्रों नाम निर्देशन पत्रों 
को जमा करने का की जांच का 
दिनांक व समय 

दिनांक व समय 


नाम वापसी 
हेतु दिनांक 


निर्वाचन चिन्ह 

आवंटन का 
दिनांक व समय 


मतदान का 
दिनांक व 


मतगणना का 
दिनांक व 


व समय 


समय 


समय 


2 


1 


3 


4 


5 


6 


29-08-2014 29-08-2014 

29-08-2014 
29-08-2014 29-08-2014 

29-08-2014 
(पूर्वाह्न 10:00 बजे | (पूर्वाह्न 11:00 बजे | (दोपहर 12:00 बजे | ( पूर्वाह्न 12:30 बजे | ( अपराह्न 13:30 बजे | ( अपराह्न 16:00 बजे 

से दोपहर 12:00 से अपराह्न 12:30 से अपराह्न 13:00 
से पूर्वाह्न 11:00 

से अपराह्न 15:30 से कार्य की 
बजे तक ) 

बजे तक ) 

बजे तक ) 
बजे तक ) 

समाप्ति तक ) 


बजे तक ) 


उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जांच , नाम वापसी, निर्वाचन 
चिन्ह (प्रतीक ) आवंटन , मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की 
जायेगी । उत्तर प्रदेश पंचायत राज ( सदस्यों , प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन ) नियमावली -1994 (उत्तराखण्ड राज्य में 
यथा संशोधित एवं यथा प्रवृत्त ) के नियम -117 (1) में दिये गये व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के निर्वाचन के लिये निर्वाचन 
अधिकारी द्वारा इस अधिसूचना में मतदान हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक बुलायी जायेगी । 


425 - ख 


426 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अक्टूबर, 2014 ई 0 ( आश्विन 26 , 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार - प्रसार किया 
जायेगा तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मुनादि द्वारा सर्व साधारण को इसकी सूचना दी जायेगी । सार्वजनिक जानकारी 
हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों पर 
यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे 

उक्त निर्वाचन में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित 
हैं निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन सम्पन्न होने की सूचना तत्काल जिला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग को प्रेषित की जायेगी । ग्राम 
पंचायत के उप प्रधानों के सामान्य निर्वाचन -2014 के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र 
संख्या -1964, दिनांक 21-08-2014 द्वारा जारी आवश्यक निर्देश संलग्न हैं । 


डॉ राघव लंगर, 

जिला मजिस्ट्रेट / 
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचा० ) 

रुद्रप्रयाग । 


कार्यालय आयुक्त कर , 

उत्तराखण्ड 
(विधि - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 


04 अगस्त , 2014 ई ० 
पत्रांक 1905 / आयु कर उत्तरा 0 / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 03 / 13-14 / देहरादून - ज्वाइण्ट कमिश्नर 
( कार्य ० ) वाणिज्य कर , हरिद्वार सम्भाग , हरिद्वार के पत्र संख्या -975 / ज्वा ० कमि ० ( कार्य ) वा 0 क 0 / 2014-15 / 
विधि - अनु 0 / वाणिज्य कर / दिनांक 23-07-2014 द्वारा 275 पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन निरस्त एवं ज्वाइण्ट 
कमिश्नर ( कार्य 0 ) वाणिज्य कर, काशीपुर संभाग, काशीपुर के पत्र सं 0 736 / ज्वा ० कम ० ( कार्य० ) वा 0 क 0 का 0 / 
दिनांक 28-06-2014 द्वारा 01 पंजीकृत व्यापारी के पंजीयन निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया है । 

उक्त निरस्त पंजीयन (टिन ) से सम्बन्धित कुल 276 व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा 
रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त की तिथि से अवैध मानी जाय । 


प्रेषक 

ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर, 

हरिद्वार सम्भाग , हरिद्वार । 
सेवा में , 

आयुक्त कर , 
(विधि अनुभाग ) 

देहरादून , उत्तराखण्ड । 
पत्रांक 975 / ज्वा 0 कमि ०( कार्य०) वा 0 क 0 / 2014-15 / विधि - अनु ० / वाणिज्य कर / दिनांक 23-07-2014 
विषय - क 0 नि 0 अधिकारी के स्तर से निरस्त किये गये पंजीयन की सूचना अग्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में 

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 246 / आयु० क 0 उत्तरा ० / विधि - अनु ० / पत्रा0-04 / 2014-15 / दे ० दून 
दिनांक 22-04-2014 का सन्दर्भ लेने की कृपा करें जिसके द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर , वाणिज्य कर , खण्ड -2 रुड़की 
के द्वारा 280 व्यापारियों की प्रथम तिमाही के रूप - पत्र दाखिल न किये जाने के कारण निलम्बन की कार्यवाही करते 
हुये पंजीयन निरस्त की सूचना सूची सहित सूचना मुख्यालय प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है । 

उक्त सन्दर्भ में निवेदन है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर , वाणिज्य कर, रुड़की द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना में 
लिपिकीय त्रुटिवश उक्त संख्या 275 के स्थान पर 280 अंकित हो गयी कारण बताया गया है , इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट 
की जा रही है कि तदानुसार 275 व्यापारियों के ही पंजीयन निरस्त किये गये हैं सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त सूची को मूल 
रूप आपकी सेवा में प्रेषित किया जा रहा है । 


HIT 1-5 ) 


OTRRGUE TUTT , 18 31 , 2014 o ( 311H 26, 1936 


शक सम्वत् ) 


427 


Sector two roorkee cancilation list which cancil dated 29-03-20 : 14 
NAME OF FARM 

ADDRESS 


S.NO 


TIN 


DATE OF 


CANCIAL 


1 


5009648130 


29-03-2014 


M / S AWANA MEDICAL AGENCY 144/25 GROUND FLOOR 

GANESHPUR 


2 


5003928137 M / S AZAD SURVEY EMPORIUM ROORKEE 


29-03-2014 


3 


5011262792 


29-03-2014 


M / S BHAGATJI SWEETS YOGI 
MISTHAN BHANDAR 


NONE -VILL MOHANPURA 
MOHAMMADPUR - Haridwar - 2471 7 
Uttarakhand 
O - KOTWAL ALAMPUR - JHABRRE 4 
Haridwar- 247667 -Uttarakhand 


4 


5012443864 M / S BHAGWATI RICE MILL 


29-03-2014 


5 


29-03-2014 


5003942396 M / S BHATIA TRADERS 
5010862085 M / S BIDLAN FURNITURE 


6 


29-03-2014 


15 YDAVPURI ROORKEE 
0 - SHAKTI VIHAR - PADLI GUJJA : 
Haridwar - 246776 - Uttarakhand 
Gulab Nagar Rke 


7 


29-03-2014 


5004362503 M / S DANISH TIMBER 

TRADERS 
5003967228 M / S DURGA TENT FURNITUR 


8 


26 PREM NAGAR ROORKEE 


29-03-2014 


9 


29-03-2014 


10 


29-03-2014 


11 


29-03-2014 


12 


29-03-2014 


- 13 


29-03-2014 


14 


29-03-2014 


15 


29-03-2014 


C 


16 


5009723305 M / S EAGLE TECH 

C - 20 DEV BHOOMI INDUSTRIA 
ESTATE BANDA KHERI PUHAN 

ROAD 
5010046703 M / S EK DANTA INDUSTRIES 1 ADARSH COLONY RAM NAG , 
5007035532 M / S FASHION FOOT WEAR AZAD NAGAR SITA RAM VATI ! 

ROORKEE 
5003974018 M / S GANDHI ENTERPRISES RAM NAGAR ROORKEE 

RAM NAGAR ROORKEE 
5005677629 M / S GOYAL TRADING 

MANAK CHAUK MANGLAUR 
COMPANY 
PARAS 
5010067073 M / S GUPTA CHEMICALS 

SHOP NO 1 SHIV PURAM 

PANIYALA ROAD 
5011615969 M / S HELLO NEW SOUND 15 - SHEKHPURI- ROORKEE 
SERVICE 

Haridwar - 247667 - Uttarakhar 
5003994776 M / S HIMANSU AUTO MOBILES | B.S.M. TIROHA DEHRA DUN 

ROORKEE 
5010762175 M / S IKIOT ENTERPRISES 30 YADEV PURI RAM NAGAR 
5012440081 M / S INDIAN RAILING 

1 -OPP ROADWAYS MANGLAL 
SHUTTER AND FABRICATOR MANGLAUR -Haridwar - 24765 

Uttarakhand 
5012654451 M / S J M D FILLING STATIONS 
M / S JM D FILLING STATIONS 10 -MANGLOUR ROAD - JHABRE A 

Haridwar - 247665 -Uttarakha 1 
5007510444 M / S JANTA MEDICAL STORE JATOL ROAD NAVEEN MAND 

JHABREHRA 
5008941485 M / S JUMMAN TRADING 

VILL - UDALHEDI , POST 
COMPANY 

MANGLAUR TOWN 
5004022615 M / S KIRPARAM TELURAM NAVEEN MANDI, MANGLOUF 
5011936360 M / S LAJAWAB FOOD POINT 0-0 - Vill Mohammadpur Dell Road 

Haridwar - 247667 -Uttarakhi d 


29-03-2014 


17 


29-03-2014 


18 


29-03-2014 


19 


29-03-2014 


20 


29-03-2014 


21 


29-03-2014 


22 


29-03-2014 


23 


29-03-2014 


24 


29-03-2014 


25 


29-03-2014 


26 


5004051909 M / S MASTER AHMED HUSSAIN MANGLORE TOWN 

MAKSUD ALI 
CON 
5004056856 M / S MITTAL TENT HOUSE RAILWAY ROAD ROORKEE 
5004066653 M / S NEEL MEDICOS 

511 RAMNAGAR , ROORKEE 
5009946793 M / S POPULAR ASSOCIATES SHOP NO . 1 FIRST FLOOR 

AGARWAL MARKET GANESI PUR 
5007803384 M / S RAAGA ENTERPRISES 1 ADARSH COLONY ASHOK LARG 


29-03-2014 


27 


29-03-2014 


28 


29-03-2014 


29 


29-03-2014 


5004115056 M / S RISHAB CHEMICALS AND RAMPUR ROORKEE 

MINERALS 


428 


(HT 1 


TRANS TUT, 18 319& , 2014 go ( 31fq26 , 1936 शक सम्वत्) 
5009857068 M / S ROHIT PROVISION STORE 6B & 7B RAM NAGAR 


29-03-2014 


31 


31 YADAV PURI ROORKEE 


29-03-2014 


5004118548 M / S ROORKEE ENGINEERING 

STORE 
5009779468 M / S S.S.MEDICOSE 
5011838293 M / S SAI JEWELLERS 


32 


09-03-2014 
29-03-2014 


33 


34 


5009139850 M / S SANGAM TRADERS 


29-03-2014 


PANIYALA ROAD , SHEKHPURI 
O -MOHALLA AZAD NAGAR 
SEKHPURI- Haridwar-217567 
Uttarakhand 
VILLAGE MOHANPURA 
MOHAMADPUR 
1 -GT ROAD OPP SBI BANK 
MANGLAUR - Haridwar - 27667 
Uttarakhand 
KH.NO.980 , SALEMPUR 
RAJPUTAN , INDUSTRIAL ESTE E 


35 


5011258330 M / S SARA AKHTAR PACKERS 


29-03-2014 


36 


29-03-2014 


5008762617 M / S SATYA HOME 

APPLIANCES 


37 


29-03-2014 


38 


29-03-2014 


5004341357 M / S SATYAM PLASTIC 

VILL . THASKA MANGLA IR 
INDUSTRY 
5008691128 M / S SHEETAL SAHAKARI VILL - SHEETALPUR POST 

SHRAM SEVA SAMITI LTD . JHABRERA 
5009436767 M / S SHREE ENTERPRISES 92 GANESHPUR 
5004180822 M / S THE DREAM MERCHANTS 46 RAM NAGAR CHOWK ROOI EE 


39 


29-03-2014 
29-03-2014 


40 


41 


5012693251 


M / S TYAGI COMMUNICATION 


29-03-2014 


770 -NANHEDA ANANTPUR 
PUHANA - Haridwar- 247667 
Uttarakhand 
ROORKEE 


42 


29-03-2014 


5004188485 M / S UPNIDESHAK RAJKIYA 

PHOTOLIYO PRESS 
5007591439 M / S ZENITH ENGINEERS 


43 


KH NO- 1100,1101 SALEMPUR 
RAJPUTAN IND ESTATE ROOR EE 


29-03-2014 


44 


5012920522 


M / S AHUJAS GIFT 


29-03-2014 


5A -NAGAR PALIKA MARKET - M 
NAGAR -Haridwar - 247567 
Uttarakhand 
NANERA KISHAN SEWA SAHK RI 
SAMITI NANERA ANANDPUR 


45 


29-03-2014 


5006841823 M / S ANAND PUR NANERA 

KISHAN SEWA SAHKARI 

SAMITI NANERA ANANDPUR 
5012794325 M / S A & S BROTHERS 


46 


29-03-2014 


224 / 1 - SUBHASH NAGAR - SAF UR 
Haridwar - 247667 - Uttarakhan 


29-03-2014 


48 


29-03-2014 


49 


29-03-2014 


50 


29-03-2014 


51 


29-03-2014 


5010857429 M / S AARTI COMPUTERS NIL -KRISHNA NAGAR -KRISHA 

NAGAR - Haridwar - 247667 

Uttarakhand 
5010808056 M / S ADHUNIK COOLING 361 GALI NO 13 RAR ! PAGAR 

SYSTEM PVT . LTD 
5009465673 M / S ADITYA POWER DEVICES KHASRA NO 980 & 99 1/1 
( INDIA ) 

SALEMPUR RAJPUTAN 

INDUSTRIAL ESTATE 
5007611518 M / S ADVANTEK FUEL 

KH - 1076 TO 1080 SALEMPU ! 
SYSTEMS PVT LTD 

RAJPUTAN ROORKEE 
5007192478 (M / S ALTAR HEALTHE CARE 106 / A SALIYAR MADHOPURR AD 
PRIVATE LIMITED 

ROORKEE 
5003909222 M / S ALTED INUSTRY 

VILL - SUNEHAR , ROORKEE 
5008283243 M / S ALVI TRADING CO . BANDAR TOL MANELOR 
5011559030 M / S AMAN TRADING 

H NO 216 -GALI NOB KRISH 
COMPANY 

NAGAR - Haridwar -2007 

Uttarakhand 
5010539851 M / S AMBIKA ENTERPRISES 116 SHYAM NAGAR 
5012755428 M / S ANKUR CATERING 

H NO 123 BLOCK NO . 
SERVICES 

SARASWATI VIHAR -SUNEHAR 
ROAD - Haridwar- 247662 
Jutatakhand 


52 


29-03-2014 


53 


29.03-2014 
29-03-2014 


54 


--- 


MOUTH 


55 


29-03-2014 


56 


29-03-2014 


HTTL 1-6] Barang TUT , 18 31 , 2014 go ( 3199 26 , 1936 शक सम्वत् ) 

429 
5003918325 M / S ANUPAM INDUSTRIES 1450/3 RAJENDRA NAGAR , 

ROORKEE 
58 5009213473 M / S ARROW TECHNICAL KHASARA NO . 1104 , ISH FLER 
TEXTILES 

SALEMPUR RAJPUTAN 

ILINDUSTRIAL AREA . 
59 5006517619 M / S ARUNA MEDICAL 

SHOP - 6 ,KUMAR MARKET 

20-03-2010 
AGENCIES 

GANESHPUR ROORKEE 
5008960738 M / S ARUSH LUBRICANTS H.NO 688 GANESH PURE SHIV 29-03-2014 

PURAM 
61 5010132548 M / S ARYA ENTERPRISES 19 F FIRST FLOOR NEESU 

23-03-2014 
HERITAGE GREEN 256 / 

1F 

INAGAR 
62 5012441633 M / S AVON DEVELOPERS 108-0 -HASAN COLONY BEHID 29-03-2014 

ANAJ GODAM -Haridwar - 2-767 

Uttarakhand 
63 5010608915 M / S BASKO DECORATORS VILL.SHAHPUR SAHALAPUR 

20-03-2014 
64 5006662470 M / S BHAGWATI TRADERS G.T ROAD ROORKEE 

29-03-2014 
65 5011395003 M / S BHAGWATI TRADING CO 7 -RAILWAY ROAD -MALVIYA 

29-03-2017 
CHOCK -Haridwar - 247667 

Uttarakhand 
66 5007639260 IM / S BHARAT TRADERS 

184 RAMNAGAR , ROORKEE 

29-03-2014 
5010971015 M / S BHARDWAJ AND SONS 154 - KHEDAA JATT -GURUKU 

20-03-2014 
NARSAN -Haridwar- 247670 

Uttarakhand 
5011505680 M / S CECIL INSTANT POWER GANESHPUR - NEAR BHATNA AR 29-03-2014 
COMPANY 

NURSING HOME- GANESHPU 

Haridwar - 247667 -Uttarakha 1 
69 5012224256 M / S CG TRADING 

DUPLEX NO . 3 -MANG_AUR RAD 29-03-2014 
HERITAGE GREEN -Haridwar 

L247667 -Uttarakhano . 
5005764056 M / S CHETNA ENTERPRISES OPP. COOPERATIVE BANK 

29-03-2014 

GURUKUL NARSEN 
71 5011052884 M / S CREATION TILES 

0-0 - Village Salempur Fajpuu - 29-03-2014 

Haridwar - 247667 -Uttarakha 
72 5009597011 M / S DANISH TRADING 

U.P. MANDI STHAL JHABRER 

29-03-2014 
COMPANY 
73 5011940628 M / S DARZINE REMEDIES PVT 6 - YADAV PURI-RAM NAGAR 

29-03-2014 
LTD 

Haridwar - 247667 -Uttarakhan 
74 5009576738 M / S DATUM EQUIPMENTS 200/2 PURVAVALI GANGNAH 

29-03-2014 
PRIVATE LIMITED 
75 5012403706 M / S DEE KAY 

O - PANIYALA ROAD -SHIVPUR M 29-03-2014 
INFRASOLUTIONS PRIVATE Haridwar - 247667 -Utaraihan 

LIMITED 
76 5009341707 M / S DEEP ENTERPRISES IN.H 73 OPP . B.S.M TANTER 

29-03-2014 

COLLEGE 
77 5009885295 M / S DEEPAK ENTERPRISES VILL- KURDI POST MANGLOL 

29-03-2014 
78 5012246954 M / S DEV ENTERPRISES 

C / O SMT. REKHA KHARI- GALNO 29-03-2014 
2 VINEET NAGAR - NEAR MAHT AL 
ADVOCATE KOTHI-Hardwar 

247667 - Uttarakhani 
79 5012597124 M / S DEVBHOOMI BUILDERS & 1778 -Mahaveer Enclave - Ganes DLUS 29-03-2014 

INFRADEVELOPERS PRIVATE Haridwar - 247667 -Uttarakhan 

LIMIT 
80 5010088413 M / S DIVINE FABRICATION OPP.HYDIL COLONY SA EMPU 

19-03-2014 

RAJPUTAN ROAD 
81 5012221928 M / S DIXIT ENTERPRISES HN 595 - PURVAWALI CLONY 

9-03-2014 
RAILWAY ROAD - Harid : 7.57 

Uttarakhand 
82 5011935972 M / S DONE ENTERPRISES 0-20 - Krishna Nagar -Haridwar 29-03-2014 

247667 - Uttarakhand 


430 


( TTT 1-5 


29-03-2014 


o 


84 


29-03-2014 


87 


ONGUE TUTT , 18 3 &R , 2014 $ 0 ( 

3426 , 1936 शक सम्वत् ) 
501125871 M / S OR AARBIDEE 

-114 , 15 - PARATH MARKET 
LABORATORIES 

RAJENDRA NAGAR -Haridwar 

247667 - Uttarakhand 
5011638376 M / S ENGINEERS 

BSM TIRAHA NEHRU NAGA 
ENTERPRISES 
5011950134 M / S FAIJAN TRADERS 

405 / 1 -KILA -MANGLAUR - 

Hwar 

247667 -Uttarakhand 
5011997762 M / S FAMILY CLOTH HOUSE MAIN - BAZAR -MAIN BAZAR 

Haridwar- 247665 -Uttarakha 
5003970817 M / S FANCY SHOE PALACE RAM NAGAR ROORKEE 
5009794018 M / S FAST INFRASTRUCTURES KHASRA NO . 986 SALEMPLIR 
( P ) LTD 

RAJPUTAN 
50125933411 M / S GK ELECTRICALS 

141-NAND VIHAR COLONY 
SUNAHARA - Haridwar - 24700 

Uttarakhand 
5012895205 M / S GANESH MESS AND C189 / 5 - SUBHAS NAGAR 
HOSTEL 

SHAFIPUR -ROORKEE -Haidh 

247667 -Uttarakhand 
500425425,1 M / S GARRISON ENGINEER MES ROORKEE 
5009467516 M / S GAYTRI ENTERPRISES 469 GANESHPUR RALWAYAD 


29-01-2011 


20-03-2014 


90 


29-03-2014 


91 


2 03-2014 
75-03-2014 


92 


5007833066 M / S GOVIND TRADING CO . 


29-03-2017 


AZAD NAGAR PANIYALA RO , 
ROORKEE 
VILLAGE - SALAMPUR RAJPUT NA 


94 


5010691074 


M / S GUPTA TRADERS 


29-03-2014 


29-03-2014 


96 


29-03-2014 


5006328203 M / S GURU KRIPA INDUSTRIES KHASRA NO 1428 SUN HERA 

RAMNAGAR ROORKEE: 
5009075243 M / S GURU NANAK TRADERS 513 / 1 - A RAM NAGAR NEAR 

ISANKAT MOCHAN MANDIR 
5012104364 M / S GURU PHARMACEUTICALS 4 / 90 - SHAFIPUR -GANGNAHA 

Haridwar - 247667 - Uttarakha 
5009597495 M / S H.S.DYE CHEM PVT.LTD . PANIYALA ROAD SUBHASH NGAR 


97 


23.03-2014 


29-03-2014 


99 


79-03-2014 


5009788683 M / S HARGANGE FOODS (P ) 

LTD . 
5012215332 M / S HARGOBIND ENGG 

WORKS 


100 


VILL- MOUJA KHATAKHERI 
BHAGWANPUR 
KH NO 1773 1774 - VILLAGE 
SALEMPUR RAJPUTAN - SALE ! DUR 
Haridwar- 247667 - Uttarakha a 


29-03-2014 


101 


5009577029 M / S HARSH ENTERPRISES 


19-03-2014 


102 


5007231763 M / S HARSHIT HEALTH CARE 


26-03-2014 


103 


79-03-2014 


5011805022 M / S HAV ENGINEERS AND 

SERVICES 


104 


5009370225 M / S HEALTH CARE SYATEM 
5011977488 M / S HEALTH CURVE 


29-03-2014 
29-03-2014 


105 


OPP . B.S.M DEGREE COLLEO 
SHIEKHPURI 
C - 244 / 2 SUBHASH NAGAR N LL 
SAPHIPUR ROORKEE 
PLOT NO18 - KHASARA NO 1 16 3 
1107 3 - IND AREA SALEMPUS 
RAJPUTAN - Haridwar - 24766 
Uttarakhand 
232/1 GANESHPUR 
O -VILL PUHANA OPP POWER GRID 
DEHRADUN ROAD OPP -Harici var 
247667 - Uttarakhand 
C / O D.K. COLD STORAGE 
COMPOUND SUNHERA ROM 
KASHIPURI 
511 - GANESH VIHAR - GANES 
VIHAR - Haridwar - 247667 
Uttarakhand 
71/8 NEW NEHRU NAGAR 
ROORKEE 
H.NO. 180 RAILWAY ROAD 
GANESHPUR 


106 


5010506289 


23-13-2017 


M / S HEALTHKIN 
NUTRACEUTICALS 


107 


5010960152 M / S HIMANI INSULATION 


21-03-2014 


108 


5006446063 M / S HINDUSTAN TRADERS 


2013-2012 


109 


29-03-2014 


5009885683 M / S HITECH ELECTRICALS 

COMPANY 


HI 1 - ] 


उत्तराखण्ड गजट , 18 375R , 2014 go (31fa 26 , 1936 


शक सम्वत् ) 


431 


Ito 


20-03-2014 


5007112356 M / S INDIA NAUTICALS 

OVERSEAS 
5012104461 M / S INDIAN ENTERPRISES 


111 


29-03-2014 


34/04 LUXMI VIHAR COLON 
GANESHPUR ROORKEE 
0 - SOUTH CIVIL LINE- POST ( LAP 
NAGAR MOHANPURA -Haridu 
247667 -Uttarakhand 
IVILLAGE - PUHANA MAIN GT 
ROAD 
1114-1120 SALEMPUR RAJATAN 


112. 


5010711153 M / S INDIAN TRADERS 


29-03-2014 


113 


29-03-2014 


5009778983 M / S INGEN TECHNOLOGIES 

PVT .LTD . 
5009109780 M / S INNOVATIVE EMBEDDED 

SYSTEMS PRIVATE LIMITED 


114 


SALAMPUR RAJPUTAN 


29-03-2014 


115 


29-03-2014 


5011101578 M / S INTERNATIONAL SALES 

CORPORATION 


523 / 1C -Ganeshpur Part 
Gangnahar -Haridwar - 24766 
Uttarakhand 
8/183 SHASTRI NAGAR ROOKEE 


116 


5003894284 M / S ISHWAR ENTERPRISES 


29-03-2014 


117 


29-03-2014 


118 


29-03-2014 


119 
120 


29-03-2014 
29-03-2014 


121 


29-03-2014 


122 


29-03-2014 


123 


29-03-2014 


124 


29-03-2014 
29-03-2014 


125 


126 


29-03-2014 


5012308452 M / S ISLAMIA HYDRAULICS DEHRADUN ROAD -NEAR - RA RAI 

SCHOOL -Haridwar- 247667 

Uttarakhand 
5011000693 M / SIMS MOTORS 

0 -GALI NO 5 -KRISHNA NAG 

Haridwar -247667 -Uttarakha i 
5009146446 M / S J.-P. ENTERPRISES RE - 391 , SUBHASH NAGAR 
5012347543 M / S JAI DURGAY PRINTERS SHOP NO 2 - NEAR GANESH 

CHOWK -GANESHPUR Hardware 

247667 - Uttarakhand 
5010929597 M / S JAI GANPATI 

21 -NEAR BUS STAND VILL 
ENTERPRISES 

LATHERDEV-]HABRERA -Hari war 

247667 - Uttarakhani 
5010106067 M / S JAIMAA ENTERPRISES RAJENDER NAGAR ROAD RA 

NAGAR 
5012824589 M / S JAI SHIV SHANKAR 0-05 -KRISHNA NAGAR - Haric ar 
TRADING COMPANY 

247667 - Uttarakhand 
5004273069 M / S JASH TRADERS 

GURUKUL NARSAN , ROORKE 
5011241452 M / S JIVISHA ENTERPRISES 721 - AZAD NAGAR - RAMNAGAR 

Haridwar- 247667 - Uttarakha 1 
5009795667 M / S JYOTI PHARMA CARE Ist FLOOR , KHASRA NO 

1027,1074-1083 / 3 SALEMPL 

RAJPUTAN 
5012062654 M / S K P ENTERPRISES 

0 - SHAYAMPUR -KHALMAU 

Haridwar - 247665 -Uttarakhan 
5008201375 M / S K.S.OILS LIMITED 

D.K.COLD STORAGE COMPOUND 

SUNHERA ROAD ROORKEE 
5008272185 M / S KASHUQA ELECTRIC 10/8 , GOVIND NAGAR , 

CORPORATION ( I ) PVT.LTD . GANESHPUR ROORKEE 
5008667363 M / S KAUSHIK CHEMICALS 126/1 GANESHPUR 
5006877131 M / S KIE INFRASTRUETRES N.H. 58 VILLAGE MUNDYAKI 
PROJECTS PVT LTD . 

ROORKEE 
5005751834 M / S KOHALI ENTERPRISES H.NO.425 GALI NO.10 RAM 

NAGAR ROORKEE 
5009090962 M / S KOYO TECH ELECTRO PVT INDUSTRIAL PLOT NO 9 RAM 
LTD 

NAGAR IND . ESTATE 
5011815789 M / S KRISHNA MEDICOS 49-2 - NEW NEHRU NAGAR 
ROORKEE 

Haridwar - 247667 -Uttarakhai 
5009885877 M / S KUSHWAHA 

KH . NO . 1113 SALEMPUR 
ENGINEERING WORKS 

RAJPUTAN INDUSTRIAL ARE RAM 

NAGAR 
5006297847 M / S L.S.AND COMPANY H.NO.135 RASULPUR POST 

SALEMPUR ROORKEE 
5011030283 M /SMA ENGINEERING 

101 - GULAB - NAGAR ROORKE 
WORKS 

Haridwar - 247667 - Uttarakhar 


127 


29-03-2014 


128 


29-03-2014 


129 


29-03-2014 


130 


29-03-2014 
29-03-2014 


131 


132 


29-03-2014 


133 


29-03-2014 


134 


29-03-2014 


135 


29-03-2014 


136 


29-03-2014 


137 


29-03-2014 


432 


BTRCUS TUT, 18 3açar , 2014 $ 0 ( 

3q 26, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ HTVI 1-4 


1.38 


29-03-2014 


139 


22-03-2014 


29-03-2014 


5010964711 M / SM KINDUSTRIES 

53 2 -VILLAGE REI - CHHAPAR 
Muzaffar Nagar- 251307 - Uttan 

Pradesh 
5011066076 M /SMK SURVEY AND 

36 - IKABALPUR -KAMELPUR 
DRAWING INSTRUMENT Haridwar - 247667 -Uttarakhand 

WORKS 
5012043642 M /SMS WOLDING WORK O -GULAB NAGAR - DEHRADUN 

ROAD -Haridwar - 247667 

Uttarakhand 
5008287220 M / S M.T.T. PACK & PRINTING PANIYALA ROAD , NEW GANDH 
PRESS 

NAGAR , NEAR RAILWAY STATI N 

ROORKER 
5011539533 M / S MAA SHAKUMBHARI 392 - SHAFIPUR - SUBASH NAGA . 
SALES 

Haridwar -247667 - Uttarakhand 
5008495188 M / S MAHADEV ENTERPRISES VILL . & PO . PANIYALA CHANDA JR 


141 


29-03-2014 


142 


29-03-2014 


143 


29-03-2014 


144 


20-03-2014 


145 
146 


5005735829 M / S MAHADEV SURGICALS 

AND MEDICINES AGENCY 
5008510417 M / S MAHADEV TRADERS 
5008760192 M / S MAHESHWARI 

DISTRIBUTORS 
5005682964 M / S MARICO NAUTICAL 

COLLECTION 
5004053558 M / S MEDIA VIDEO LTD . 


94ADARSH NAGAR NEW 
HARDWAR ROAD ROORIKEE 
SHIV COLONY, GANESHPUR 
SHIVPURAM NEAR , DR . SUDHI 
PANIYALA ROAD 
223/ 1A SHEIKHPURI 


23-03-2014 
29-03-2014 


147 


79-03-2014 


148 


29-03-2014 


149 


29-03-2014 


5008923055 M / S METALOART TECHNO 

CORPORATION 
5006622215 M / S MID FIELD INDUSTRIES 


5/4 PORVAWALI GANESH CHO K 
ROORKEE 
476 , SAMI STREET DANDI DHAL 
VILL- RAMPUR 
DEV BHUMI INDUSTRIAL ESTA 
BANTAKHERI TEH ROORKEE 


150 


29-03-2014 


151 


5011229812 M / S MODERN FURNITURE 


29-03-2014 


152 


5010539269 M / S MURARI TRADERS 


79-03-2014 


153 


29-03-2014 


5008459880 M / S MUSKAAN & SANS 
5004053461 M / S MVL Telecom Ltd 


154 


20-03-2014 


155 


5011774661 


M / S NK TRADERS 


19-03-2014 


1 - VILLAGE TALEWALA PADLI 
GUZZAR - POST MILAP NAGER 
«Haridwar - 247667 - uttarakhand 
RAM NAGAR OPP CENTRAL BAN 
OF INDIA 
VILL- PUHANA P.O. SALIYAR 
5/4 POORVAWALI GANESH 
CHOWK D.DUN ROAD ROORKE 
780 / 1197 - RAM NAGAR CAMP 
AJAD NAGAR -Haridwar - 247667 
Uttarakhand 
RAJENDRA NAGAR OPP OF GAL 
NO 12 KRISHNA NAGAR 
59 SOUTH CIVIL LINE ROORKE 
215 - GULAB NAGAR - GULAB 
NAGAR Haridwar - 247667 
Uttarakhand 
NEHRU STADIUM ROORKEE 
KHASRA NO . 106,107 SALEMPLIN 
RAJPUTAN INDUSTRIAL AREA 


156 


5010010231 


M / S N.S.A GROUP 


29-03-2014 


157 
158 


5009044111 M / S N.V. ENTERPRISES 
5011447286 M / S NASEEM AND SONS 


29-03-2014 
29-03-2014 


159 


5004066459 M / S NAVNEET & COMPANY 
5009693041 M / S NECS ELECTRIC 


29-03-2014 
79-03-2014 


160 


161 


20-03-2014 


162 


29-03-2014 


163 


19-03-2014 


5010086279 M / S NEEL KANTH 

977 LANE NO 14 RAM NAGAR 
ENTERPRISES 
5010808444 M / S NEELKANTH INDUSTRIES KHASRA NO 1086-1087 

SALEMPUR RAJPUTANA 
5010878381 M / S NEELKHANT AGENCIES 640 -RAM NAGAR -ROORKEE 

Haridwar - 247667 -Uttarakhand 
5012288373 M / S NET SOFT SOLUTION 213 / A - O - Pushpanjali Vihar 

Ganeshpur -Haridwar - 247667 

Juttarakhand 
5009758807 M / S NET SOFT SOLUTIONS 213 - A PURVA VALI GANESHPUR 


164 


79-03-2014 


165 


29-03-2014 


HT 1-5 ) 


BERTAUS "TUTT , 18 3CCR , 2014 go ( 

3426, 1936 


शक सम्वत् ) 


433 


166 


29-03-2014 


167 


29-03-2014 


168 


169 


29-03-2014 
29-03-2014 
VOL03-2014 


170 


171 


29-03-2014 


172 


29-03-2014 


5011166374 M / S NEW KALPNA MEDICOS 1-NAVEEN EYE HOSPITAL 

MALVIYA CHOWK -Haridwar 

247667 - Uttarakhand 
5011475610 M / S NIMI TRADING COMPANY NIL - SALEMPUR -RAJPUTANA 

Haridwar - 247667 -Uttarakhand 
5004071115 M / S NIRMALA TRADERS RAMNAGAR ROORKEE 
5004071503 M / S NOOR INDUSTRIES 811/2 AZAD NAGAR ROORKE 
5011816080 M / S NU AZE CONSULTING 00 - SHOP PREET VIHAR COLC Y 
PRIVATE LTD 

GANESHPUR - Haridwar - 24761 

Uttarakhand 
5007494633 M / S NUCOR WELD ( INDIA ) D - 8 DEV BHOOMI INDUSRIA 

ESTATE BANTAKHERI 
5010701162 M / S OCEAN LIFE SCIENCES SHOP NO 2 MOHAN PURA DE HI 

ROAD NEAR S.B.I 
5008765333 M / S OLYMPIA SEATING ( P ) KH.NO. 1088 SALEMPUR 
LTD . 

RAJPUTAN 
5010698446 M / S OM ENTERPRISES 

MALVEYA CHOK NEAR BANK F 

INDIA DEHRADUN ROAD 
5009771805 M / S OM TRADERS 

401 ASHOKA MARG RAMNAG R 
5011257069 M / S OSS DATA MANAGEMENT 0 -SHYAMPUR C - SUNHERA ROD 
SERVICES 

Haridwar - 247667 - Uttarakhan 
5011894650 M / S PANCHAL VALDING WORK 1 - LAKHNAUTA - LAKHNAUTA 

Haridwar - 277670 -Uttarakhan 
5006064659 M / S PANWAR ENTERPRISES Not Available 
5011838196 M / S PERFECT GRAPHIC 

SHOP NO 9 - AMBA ARCADENAR 
MALVIA CHOWK GANESHPUS 
Haridwar - 247667 -Uttarakhand 


173 


29-03-2014 


174 


29-03-2014 


175 
176 


29-03-2014 
29-03-2014 


177 


29-03-2014 


178 


29-03-2014 
29-03-2014 


179 


180 


29-03-2014 


181 


29-03-2014 


182 


29-03-2014 


183 


29-03-2014 


184 


29-03-2014 


185 


29-03-2014 


186 


5010567884 M / S PET EXPORTS LIMITED 1104 / 1,1105 / 1 , VILI. SALEMS IR 

RAJPUTAN BEHIND RAM NAGR 

INDUSTRIAL AREA 
5004083046 M / S PHARMA EMPLEX 

200 RAMNAGAR ROORKEE 
5004312742 M / S Pillfer Proof 

Closore Coloney Dhandera S 

Road Rke 
5007869441 M / S POPULAR BATTERIES AND SHOP- NO - 4 aggarwal marke OPP 
INVERTER 

PETROL PUMP GANESHPUR 

ROORKEE 
5012978431 M / S PRABHAT ENTERPRISE 22 - SHIVPURAM -PANIYALARAD 

SHUBHAS NAGAR -Haridwar 

247667 - Uttarakhand 
5012755913 M / S PRINCE MOBILE WORLD 0 - DOCTOR BHATNAGAR CHOK 

NEAR GANESH MURTI 
GANESHPUR -Haridwar - 24766 

Luttarakhand 
5010540045 M / S PROMOTION COURSES DELHI ROAD BEG & C 

COMPANY CANTEEN 
5009484976 M / S QUALITY SURVEY 

35 GULAB NAGAR GALI NO I EAR 
EMPORIUM 

MASZID 
5009758904 M / S R.G.V.P ENERGY 

KHASRA NO . 1027 , VILLAGE 
SOURCES PRIVATE LIMITED SALEMPUR RAJPUTANA 
5004318950 M /SRK Traders 

Manglaur Rke 
5011028731 M / S RAINBOW ENTERPRISES C / O - ROORKEE INSTITUTE 

TECHNOLOGY - Haridwar - 24717 

Uttarakhand 
5010808735 M / S RAJ PAL SAINI RCM PUO 378 2 - GALI NO 8 -RAMNAGA ! 
CENTRE 

Haridwar - 247667 -Uttarakhan 
5012915963 M / S RAJSHAYAMA 

KHASRA NO . 96 - INDUSTRIAL 
INDUSTRIES 

ESTATE - SALEMPUR - Haridwar 

247667 - Uttarakhand 
5007054641 M / S RAM KISHAN GUPTA 434 \ 7 GEETANJALI VIHAR 

GANESHPUR ROORKEE 


29-03-2014 


187 


29 03-2014 


188 


29 03-2014 


189 


29-03-2014 
19-03-2014 


190 


191 


16-03-2014 


192 


29-03-2014 


193 


29-03-2014 


434 


BURROUE TUTE , 18 32R , 2014 go (3R 26 , 1936 


शक सम्वत् ) 


(HT 1 


194 


29-03-2014 


195 


29-03-2014 


5011649337 M / S RAWAT ENGINEARING D / 237 / 1 - SUBHASH NAGAR 
WORKS 

SUBHASH NAGAR -Haridwar 

247667 -Uttarakhand 
5010878575 M / S REDDY VET REMEDIES 200 / 7A - RAILWAY ROOAD 

PURVAWALI GANESHPUR 

Haridwar- 247667 - Uttarakha 
5012441730 M / S ROORKEE TRADERS 371 / 1-0 - SUBHASH NAGAR 

Haridwar - 247667 -Uttarakia 
5007498319 M / S ROYAL PROJECT (INDIA ) 89 SHEIKHPURI ROORKEE 


196 


29-03-2014 


197 


19-03-2014 


198 


5011374342 M / S RUCHIKA JEWELLERS 


79-03-2014 


199 


5010910294 M /SSR ENTERPRISES 


29-03-2014 


200 


5011306151 M / S STP ENTERPRISES 


29-03-2014 


NIL -MALVAIYA CHOWK 
GANESHPUR -Haridwar - 2476 
Uttarakhand 
NEAR MANSA - DEVI MANDIR 
SHYAM NAGAR - Haridwar - 2467 
Uttarakhand 
129 - VILLAGE MADHOPUR HARAT 
PUR - ROORKEE -Haridwar - 217.67 
luttarakhand 
KHASRA NO 252 - AKASH DEE 
DELHI ROAD - PO MILAP NAG 
ROORKEE - Haridwar - 247667 
luhtarakhand 
1926/1 GULABNAGAR DEHRADUN 
ROAD 
410 KRISHNA NAGAR 


201 


5012770851 M / S S.A. ENGINEERING 

WORKS 


29-03-2014 


202 


5009528335 M / S S.A. ENTERPRISES 


29-03-2014 


203 


29-03-2014 


204 


5010660422 M / S S.K.ENGINEERING 

SERVICE 
5006754135 IM / S SAGAR ENGINEERS 

WORKS 
5008259672 M / S SAI ENTERPRISES 


29-03-2014 


205 


29-03-2014 


206 


5011131842 M / S SAI ENTERPRISES 


29-03-2014 


SHYAM MAARKET FIRST FLOUR 
NEHRU CHOWK ROORKEE 
DEHRADUN 
ROAD RAMPUR ROORKEE 
601 - OPP TELEPHONE EXCHANGE 
RAMNAGAR -Haridwar - 22766 
luftarakhand 
2 -NEAR WATER TANK SOUTH 
CIVIL LINE -Haridwai - 247667 
Urtarakhand 
PANIYALA - SUBHASH NAGAR 
Haridwar- 247667 -Uttarakhan 
2/26 SHASTRI NAGAR ROORI EEE 


207 


5011620334 M / S SAI FASHION ZONE 


29-03-2014 


208 


79-03-2014 


5011220112 M / S SAINI SURGICAL AND 

MEDICINE AGENCIES 
5006953664 M / S SANGAL TRADERS 


209 


29-03-2014 


210 


29-03-2014 


211 


29-03-2014 


212 


29-03-2014 


5007020206 M / S SANJAY PAL 

HOUSE NO 2 MOHANPURA 
ENTERPRISES 

MOHAMMANDPUR ROORKEE 
5011509463 M / S SATGURU ENTERPRISES 1027M - O - SALEMPUR RAJPUTAN 

Haridwar - 247667 -Uttarakhand 
5013124416 M / S SATGURU ENTERPRISES L -BEHIND PREM NAGAR 

SALEMPUR RAJPUTA - Haridwa 

247667 - Uttarakhand 
5006859671 M / S SHAKARI SANGH LTD SHAKARI SANGH LTD MANGL SUR 

MANGLOUR 
5004144641 M / S SHAKUM BARI TRADERS NANHERD ANTPUR ROORKEE 
5012316406 MS SHAKUMBARI TRADERS 188 -KHANDAK GANI KAHARATI 

JHEBRERA -Haridwar - 247665 

Uttarakhand 
5009615635 M / S SHAKUN ENTERPRISES H.NO. 6 YADAVPURI RAM NA AR 


213 


29-03-2014 


214 


29-03-2014 
29-03-2014 


215 


216 


29-03-2014 


217 


5004132128 M / S SHALIMAR TRADING CO . 


LANE NO 9 KRISHNA NAGAR 


29-03-2014 


218 


5013028386 M / S SHALIMAR TRADING CO . 


29-03-2014 


O - VILLAGE HATHYATHAL 
BHAGWANPUR -Haridwar 247 
Uttarakhand 


HTTL 1-6] 


BIgus IgC, 18 3448, 2014 0 (3If + 4 26 , 1936 


शक सम्वत् ) 


435 


219 


29-03-2014 


220 


5010454685 M / S SHANTINATH 

PLOT NO 269,270 AIS 
INDUSTRIES LTD 

INDUSTRIAL ESTATE DELHI 

HARIDWAR ROAD PO MANGLAR 
5011180051 M / S SHASHI PROVISION 1 -PADALI GURJAR - PADALI 
STORE 

GURJAR -Haridwar- 247667 

Utarakhand 
5004148909 M / S SHIV ANAND ENGINEERS GANESHPUR , ROORKEE 


09-03-2014 


221 


29-03-2014 


222 


29-03-2014 


5006065047 M / S SHIVALIK TRADERS 
5012461518 M / S SHOHRAT METALS 


223 


Not Available 
0 - GANESHPUR -GANESHPUR 
Haridwar- 247667 - Uttarakhand 
GANDHI COLONEY ROORKEE 


29-03-2014 


224 


29-03-2014 


225 


29-03-2014 


5004155311 M / S SHREE BALA JEE 

CHEMIST SANSTHAN 
5012353363 M / S SHREE BALAJI 

ENTERPRISES 
5009045178 M / S SHREE BALAJI SURVEY 

INSTRUMENT 
5008791038 M / S SHREE BALAJI TRADING 


921 -GANESHPUR -GANESHPUR 
Haridwar- 247667 -Uttarakhand 
1234 , SHEKHPURI ROORKEE 


226 


19-03-2014 


.227 


29-03-2014 


228 


5011487929 M / S SHREE GANPATI 

TRADERS 


29-03-2014 


229 


5007814733 M / S SHRI PASHUPATI NATH 

SCRAP TRADERS 


29-03-2014 


SUNEHRA ROAD , KASHIPUR C.P. 
BANSAL TRANSFORMERS 
0 - SHAKUMBARI VIHAR -PANIYLA 
ROAD - Haridwar - 247667 
Uttarakhand 
BEHIND FOOD PLAZA 
RESTAURANT MAIN G.T. ROAD 
ROORKEF 
529 -GANESHPUR -railway road 
Haridwar - 247667 - Uttarakhand 
VILL - SAILAR ROORKEE 
1 -PATEL NAGAR -MALVIYA CHOWK . 
Haridwar - 247667 - Uttarakhan 


230 


29-03-2014 


5011665924 M / S SHRI BADRI VISHAL 

TRADERS 
5005671324 M / S SHRI BALAJI METELS 
5010940170 M / S SHRI BALAJI TRADERS 


231 


29-03-2014 


232 


29-03-2014 


233 


20-03-2014 


234 


79-03-2014 


235 


29-03-2014 


236 


29-03-2014 


237 


29-03-2014 


5011594823 M / S SHRI BALAJI TRADING CO SHOP -NEAR GANESH CHOWK 

GANESHPUR -Haridwar - 24766 

Tuttarakhand 
5003974697 M / S SHRI GANESH 

452/3 GALI NO 9 RAJENDER 
ENTERPRISES 

NAGAR 
5008431847 M / S SHRI HARIVANS 

126- MOHALLA KAHARAN MD 
TRADERS 

GANJ KHANDAK JHABREDA 
5011894359 M / S SHRI RAM TRADING JATOL- ROAD - JHABREDA - Hariri var 
PHARMECY 

247667 - Uttarakhand 
5010857332 M / S SHRI SADHU TRADERS AMBEDKAR - NAGAR - SUNEHRA 

ROAD - Almora - 247667 

Uttarakhand 
5011650889 M / S SHRI SAI TRADING F 450 / 3 -RAJENDRA - NAGAR 
COMPANY 

Haridwar -247667 -Uttarakhane 
5008883964 M / S SHUBHAM ENTERPRISES SHOP NO . A - 35/ 2 AGARWAL 

MARKET, NEAR DENA BANK 

GANESHPUR 
5011791830 M / S SIGNAGE ADVERTISING 11 - ADARSH COLONY- OPP 
AND MARKETING AGENCY VAISHALI MANDPAM RAM NALAR 

Haridwar - 247667 - Uttarakhan 


238 


29-03-2014 


239 


29-03-2014 


240 


29-03-2014 


241 


5011731690 M / S SIMAR PLASTIC 

INDUSTRIES 


29-03-2014 


242 


5009364890 M / S SOCIAL INDUSTRIES 


29-03-2014 


1 - JHABRARA ROAD NEAR Bil ! 
GHAR -KURDIMANGLOUR TOWN 
Haridwar - 247667 -Uttarakhan 
NEAR RAILWAY FATAK PANTY 
ROAD TELIWALA 
SHIV PURAM - PANIYALA - RCAT 
Haridwar - 247667 -Uttarakhan 
1496/1 RAM NAGAR ROORKEE 


243 


5011557760 M / S SONAKA HEALTH CARE 


29-03-2014 


244 


5008271991 M / S SRI SAI KRIPA PHARMA 

CHEM . 


29-03-2014 


436 


OTROUS UTC , 18 377&R , 2014 go ( 

3426 , 1936 


शक सम्वत् ) 


(PTT 1-5 


99-03-2014 


245 5011028828 
5011028828 M / S SUNRISE ENTERPRISES C / O - ROORKEE INSTITUTE OF 

TECHNOLOGIES -Haridwar - 2487 

Tuttarakhand 
246 5004171995 M / S SUNSHINE INSTRUMENTS 9 SHAKH PURI ROORKEE 


29-03-2014 


247 


29-03-2014 


248 


29-01-2014 


249 


29-03-2014 


250 


2913-2014 


25.1 


29-3-2014 


252 


29-03-2014 


753 


29-03-2014 


254 


29-03-2014 


255 


29 33-2014 


256 


29-03-2014 


5009795085 M / S SURENDRA ENTERPRISES E - 403 / 2 RAJENDER NAGAR , 

SAFIPUR 
5008550284 M / S SWISS PHARMA ( P ) LTD . 644 ASHOK MARG OPP . VAIS : LI 

MANDAPAM 
5011052108 M / STS TRADERS 

1 -MOHMMADPUR MOHANPUR 
MILAP NAGAR - Haridwar - 2477 

Uttarakhand 
5012115713 M / S TOREX INTERIORS 

44 / 4 - SHIV CHOWK -RAM NAG R 

Haridwar - 247667 - Uttarakhan 
5011700844 M / S TRIPTI WATER SOLUTION 0 - VILL SALEMPUR RAJPUTAN 

BEH RAM NAGAR INDUSTRIAL 
AREA - Haridwar- 247667 

Uttarakhand 
5010964517 M / S TYAGIMEDICOSE 

O -NAND VIHAR - SUNEHRA RO - 

Haridwar - 247667 -Uttarakham 
5008595971 M / S U.K.INFRASTRUCTURE 54 , SALIYAR SALHAPUR 

SERVICES 
5011565529 M / S UPENDER TRADING 48 / 7 - SUBHAS NAGAR - PANIY A 
COMPANY 

ROAD -Haridwar - 247667 

Uttarakhand 
5011763409 M / S UTTARA ENTERPRISES O - SALIYAR - DEHRADUN ROAD 

Haridwar - 247667 -Uttarakhan 
5011366970 M / S UTTARANCHAL TRADERS 772 / 1 - DEHRADUN ROAD -AZA ) 

NAGAR -Haridwar - 247667 

Uttarakhand 
5009109877 M / S UTTRANCHAL 

KH.NO. 288 NANHE 
PHARMACEUTICALS PRIVATE ANNANTPUR TEHSIL 

LIMITED 
5011972153 M / S VAISHNAV PACKAGING 163 - DELHI ROAD 
AND CHEMICALS 

MUZAFFERNAGAR -Hardwar 

247667 -uttarakhand 
5010183085 M / S VANISH TRADING 

82 GANESHPUR 
COMPANY 
5011620140 M / S VANSHIKA TRADING 551 -GALI NO 12 - RAM NAGAR 
COMPANY 

Haridwar - 247667 -Uttarakhan 
5010398910 M / S VARUN ENTERPRISES 90 LAXMI VIHAR GANESIPUF 
5010475443 M / S VAS ENTERPRISES 

PUHANA DEHRADUN ROAD O ? 

POWER GRID 
5011831018 M / S VASHU MEDICOS 

0 - DELHI DEHRADUN ROAD -OPB 
SMPG COLLEGE - Haridwar 

247667 - Uttarakhand 
5011434288 M / S VEER AGENCIES 

1 - SUNEHARA ROAD -KASHIPLI 
OPP RIT GIRLS HOSTIL -Haid ar 

247667 -uttarakhand 
5011124470 M / S VERVE PHARMA 

NA -NAND VIHAR - SUNHERA ROAD 
CEUTICALS PRIVATE LIMITED Haridwar - 247667 - Uttarakhar 


257 


20-03-2014 


258 


29-03-2014 


259 


29-03-2014 


260 


79-03-2014 


261 


262 


29-03-2014 
09-03-2014 


263 


29-03-2014 


264 


29-03-2014 


265 


29-03-2014 


266 


29-03-2014 


267 


29-03-2014 


5011801724 M / S VIBHA MERCANTILE LLP 1104 / 1 -SALEMPUR RAJPUTATLA 

RAM NAGAR INDUSTRIAL APA 

Haridwar - 247667 -Uttarakha 
5011505971 M / S VINAYAK ENTERPRISES IMLI ROAD - SATTI STREETMI 

ROAD -Haridwar - 247667 

Luttarakhand 
5010971113 M / S VISER CHEMICALS A VILL - SUNHERA -KANSHI PU 
UNIT OF VISER LABS PVT LTD ROORKEE - Haridwar- 2-766 

Uttarakhand 


268 


20-03-2014 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अक्टूबर , 2014 ई ० ( आश्विन 26 , 1936 


शक सम्वत् ) 


437 


269 


29-03-2014 


270 


29-03-2014 


271 


29-03-2014 


5004201580 M / S.VISHAL TRADERS 

KASHI PURI SUNHARA ROAD 

ROORKEE 
5007861875 M / S VRADHI INDUSTRIES I/ III NEAR RADHASWAMI 

SATSANG BHAWAN SALEMPUR 

ROORKEE 
5008611394 M / S VRINDA NANO 

B2 , INDUSTRIAL ESTATE 
TECHNOLOGIES ( P ) LTD . UNIT 

JI 
5009746682 M / S WOW INTERNATIONAL KHASRA NO . 97/1 SALEMPUR 

RAJPUTAN 
5010807571 | M /SZA.MALIK 

IHABRERA TOWN 
5011314493 M / S ZIRCON GLASS 

0 - LATHERDEVA SHEIKH - PO 
TOBALPUR- Haridwar - 247667 

Uttarakhand 
5008458716 M / S ZPLUS INTERNATIONAL KH.NO. 1091,1092 , VILL 

SALEMPUR RAJPUTAN 


272 


29-03-2014 


29-03-2014 


273 
274 


29-03-2014 


275 


29-03-2014 


हरीश चन्द्र भट्ट, 
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक ) वाणिज्यकर , 

हरिद्वार सम्भाग , हरिद्वार । 


प्रेषक . 


ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्यपालक) वाणिज्य कर, 

काशीपुर सम्भाग , काशीपुर । 
सेवा में , 

आयुक्त कर, 
( विधि - अनुभाग) 

उत्तराखण्ड, देहरादून । 
पत्रांक 736 / ज्वा ० कमि ०( कार्य ) वा 0 क 0 का 0 / 2014-2015 / पंजी0 नि 0 

दिनांक 28 जून, 2014 
महोदय , 

निवेदन है कि काशीपुर संभाग काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य 
कर खण्ड-2, रूद्रपुर के पत्र संख्या -192 दिनांक 25-06-2014 द्वारा अवगत कराया है कि सर्वश्री सिद्धि विनायक 
फूडग्रेन इण्डस्ट्रीज शुक्ला, फार्म किच्छा रोड़ रूद्रपुर का पंजीयन टिन 05011554374 प्रभावी दिनांक 21-12-2011, 
दिनांक 08-05-2014 से तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है । सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की रही है । 

कृते ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर, 
काशीपुर सम्भाग , 

काशीपुर । 


438 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अक्टूबर, 2014 ई० ( आश्विन 26, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


प्रेषक , 

असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर , 

खण्ड -2 , रूद्रपुर । 
सेवा में , 

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर , 

काशीपुर सम्भाग , काशीपुर 
पत्रांक / 192 / असि 0 कमि ० वा 0 क 0 रू 0 खं0-2 / 2013-14 

दिनांक 25 जून, 2014 
महोदय , 

निवेदन करना है कि इस खण्ड में पंजीकृत फर्म सर्वश्री सिद्धि विनायक फूडग्रेन इण्डस्ट्रीज शुक्ला, फार्म किच्छा 
रोड़ रूद्रपुर का पंजीयन टिन 05011554374 प्रभावी दिनांक 21-12-2011, दिनांक 08-05-2014 को निरस्त कर दिया 
गया है । उक्त की सूचना मुख्यालय स्तर पर विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है । 


पी ० पी ० शुक्ला, 
असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, 

खण्ड -2, रूद्रपुर । 


दिलीप जावलकर , 


आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


( फार्म - अनुभाग) 

संशोधित विज्ञप्ति 

21 अगस्त, 2014 ई ० 
पत्रांक 2173 / आयु कर, उत्तरा 0 / फार्म अनु 0 / 2014-15 / आ o घोप० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे० दून - मुख्यालय 
द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 1029 / आयु० कर , उत्तरा ० / फार्म - अनु0 / 2014-15 / आ o घो 0 प 0 / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / दे ० दून , दिनांक 05-06-2014 के क्रमांक -1 के कॉलम -4 ( खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों / स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक ) 
में वर्णित व्यापारी के फार्म -16 का क्रमांक त्रुटिवश U.K.VAT - M2012 1919810 to 1619814, 1619818 अंकित किया गया 
जबकि फार्म -16 का क्रमांक U.K.VAT- M20121619810 to 1619814,1619818 है 

अतः पूर्व में जारी विज्ञप्ति के क्रमांक -1 के कॉलम -4 में वर्णित फार्म -16 क्रमांक U.K.VAT - M 2012 1919810 
to 1619814, 1619818 के स्थान पर U.K.VAT - M 2012, 1619810 to 1619814, 1619818 पढ़ा जाये । विज्ञप्ति के अन्य 
क्रमांकों में उल्लिखित विवरण यथावत् समझा जाये । 

पीयूष कुमार, 
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर , 

मुख्यालय , देहरादून । 


(विधि अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

02 सितम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 2435 / आयु० कर उत्तरा0 / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा 0 03 / 14-15 / देहरादून - ज्वाइण्ट कमिश्नर 
( कार्य ० ) वाणिज्य कर , काशीपुर सम्भाग काशीपुर के पत्र संख्या -1181 / ज्वा 0 कमि ० ( कार्य ) 
वा 0 क 0 का 0 / 2014-15 / फार्म - अनु ० / दिनांक 20-08-2014 द्वारा 01 पंजीकृत व्यापारी के पंजीयन निरस्त किये जाने 
की सूचना से अवगत कराया है । 

उक्त निरस्त पंजीयन (टिन ) से सम्बन्धित कुल 01 व्यापारी की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा 
रही है कि सम्बन्धित व्यापारी द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त की तिथि से अवैध मानी जाय । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अक्टूबर , 2014 ई ० ( आश्विन 26 , 1936 


शक सम्वत् ) 


439 


प्रेषक , 


ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर, 
काशीपुर सम्भाग , काशीपुर। 


सेवा में , 


आयुक्त कर, 
(विधि - अनुभाग) 

उत्तराखण्ड, देहरादून । 
पत्रांक 1181 / ज्वा 0 कमि ०( कार्य ) वा 0 क 0 का 0 / 2014-2015 / फार्म - अनु ० 


दिनांक 20 अगस्त, 2014 


महोदय , 


निवेदन है कि काशीपुर संभाग काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, 
खण्ड -3, काशीपुर के पत्र संख्या 343, दिनांक 08-08-2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि सर्वश्री इसिका बुड 
कम्पनी जसपुर, टिन 05012443573 व प्रभावी दिनांक 07-10-2012 है । व्यापारी का पंजीयन दिनांक 11-07-2014 
से निरस्त कर दिया गया है । जिसकी सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की रही है । 


- 


बी 0 एस 0 नगन्याल, 
ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर, 

काशीपुर सम्भाग , काशीपुर । 


दिलीप जावलकर, 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


पी ० एस० यू० ( आर0 ई 0) 42 हिन्दी गजट / 637 - भाग 1 - क -2014 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 18 अक्टूबर , 2014 ई 0 ( आश्विन 26 , 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 8 


सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


कार्यालय नगरपालिका परिषद् , विकासनगर ( देहरादून ) 

25 सितम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 371 / 12 / उपनियम / 2014-15 - नगरपालिका परिषद, विकासनगर जिला देहरादून ने नगरपालिका 
अधिनियम 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकासनगर सीमा के अन्दर नगरीय ठोस 
अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम 2000 का अनुपालन हेतु निम्नलिखित उपविधि बनाई गई है: 

उपविधियाँ 


1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद विकासनगर की नगरीय ठोस अपशिष्ट ( प्रबन्धन 

एवं हथालन ) उपविधि 2014 कहलायेगी । 
2. यह उपविधि नगरपालिका परिषद , विकासनगर के समस्त क्षेत्र में प्रभावी होगी । 
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी । 


( D 


" उपविधि " से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम -1916 के उपबन्धों के अधीन 
बनाई गई है । नगरपालिका परिषद,विकासनगर ठोस अपशिष्ट ( प्रबन्धन एवं 
हथालन) उपविधि -2014 से है । 
नगरपालिका से तात्पर्य नगरपालिका परिषद,विकासनगर से है 
अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम -1916 की धारा 57 
के अधीन नगरपालिका परिषद,विकासनगर में नियुक्त अधिशासी अधिकारी से 


(II ) 
( III ) 


है । 


( IV ) 


" स्वास्थ्य अधिकारी से तात्पर्य नगरपालिका परिषद,विकासनगर में शासन 
द्वारा तैनात नगर स्वास्थ्य अधिकारी से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने 


57 - ट 


58 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अक्टूबर, 2014 ई ० ( आश्विन 26 , 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


( V ) 


( VI) 


( VII ) 


(VIII) 


की स्थिति में नगरपालिका परिषद विकासनगर के उच्च अधिकारी / कर्मचारी 
से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा 
अधिकृत किया गया हो । 
"निरीक्षण अधिकारी " का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य 
अधिकारी , सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी / कर्मचारी से जिन्हे 
समय - समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश के निरीक्षण के लिए अधिकृत 
किया गया हो । 
"नियम " से तात्पर्य भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या 648 , नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना 
नई दिल्ली, दिनॉक 25 सितम्बर , 2000 के द्वारा पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम 
1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन ) नियम, 2000 
से है । 
" अधिनियम " से तात्पर्य उत्तर प्रदेश / उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम 
1916 से है । 
" जीव नाशित / जैव निम्नकरणीय / जैविक अपशिष्ट ( Biodegradable 
waste ) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण 
किया जा सकता हैं , जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी - फल के छिलके , 
फूल - पौधो के पत्ते आदि । 
" जीव अनाशित अपशिष्ट " ( Non- Biodegradable waste) का तात्पर्य ऐसे 
कूडा - कचरा सामग्री से है , जो जीव नाशित कूडा - कचरा नही है और इसके 
अन्तर्गत प्लास्टिक भी है 
" पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट " ( Recyclable wast ) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है 
जो दुबारा 

किसी भी प्रकार सीधे अथवा किसी विधि से परिवर्तन उपरान्त 
प्रयोग में आ सकता हो जैसे प्लास्टिक,पॉलीथीन ,कागज,धातु,रबड आदि । 
" जैवचिकित्सीय अपशिष्ट ( Bionedical waste ) से कोई अपशिष्ट अभिप्रेत 
है , जिसका जनन मानवों व पशुओं के निदान , उपचार या प्रतिरक्षिकरण के 
दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान ,क्रिया कलापों या जैविकों के 
उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ है । 
" सग्रहण " ( Collection) से तात्पर्य अपशिष्ट की उत्पत्ति स्थल, संग्रहण 
बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत 


(IX ) 


( X ) 


( XI) 


(XII) 


है । 


( XIII ) 


(XIV ) 


"कचरा खाद बनाने " ( Conposting ) से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है 
जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सुक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है । 
" ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट ( Demolition and Construction 
waste ) से सन्निर्माण , पुनःनिर्माण , मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संकिया के 
परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोडियो और मलवे से उद्भूत अपशिष्ट अभिप्रेत 


है । 


( XV) 


"व्ययन " ( Disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता 

को 
सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का 
अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है 


भाग 8]] 


59 


उत्तराखण्ड गजट, 18 अक्टूबर, 2014 ई ० ( आश्विन 26, 1936 शक सम्वत् ) 
( XVI) " अपशिष्टों के उत्पादक " ( Generator of waste ) से नगरीय ठोस अपशिष्ट 

का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है । 
( XVII ) " भूमिभरण (Landfilling ) से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के 

साथ उड़ने वाली धूल , हवा के साथ उडने वाला कूडा ,बदबू आग के खतरे, 
पक्षियों का खतरा, नाशी जीव / कृतक, ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन ,ढाल 
अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायो के साथ डिजाईन की गई 

सुविधा में अपशिष्ट ,ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है । 
( XVIII) "निक्षालितक " (Leachate ) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट 

या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा 

निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है । 
(XIX ) " नगरीय ठोस अपशिष्ट " ( Municipal Solid Waste ) के अन्तर्गत 
औद्योगिक परिसंकटमय 

परिसंकटमय ( Hazardous ) अपशिष्टो को छोडकर किन्तु 
उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या 
अर्धठोस रूप से नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किये जाने वाला 

वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता हैं । 
( XX) " सुविधा के परिचालक " ( Operator of a Facility ) से ऐसा कोई व्यक्ति 

अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टो के संग्रहण, पृथकरण भण्डारण, परिवहन , 
प्रसंस्करण तथा निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके 
अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण भी आता है जो अपने - अपने क्षेत्रों में नगरीय 
ठोस अपशिष्टो के प्रबन्धन और हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा 
इस रूप में नियुक्त किया गया है । "प्रसंस्करण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, 
जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तित 

किया जाता है । 
( XXI) " पुनः चक्रण " ( Recycling ) से वह प्रक्रिय अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के 

उत्पादन के लिए पृथकरण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तित करता 

है जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नही भी हो सकता है । 
(XXII ) " पृथकरण " (Segregation ) से नगरीय ठोस अपशिष्टो को कार्बनिक , 

अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग और परिसंकटमय अपशिष्टो को वर्गो में 

अलग - अलग अभिप्रेत है । 
( XXIII ) " भण्डारन " ( Storage ) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस 

प्रकार डिब्बा बंद किया जाना अभिप्रेत है जिसमें कूड़ा - करकट, रोग वाहकों के 

आकर्षित करने , आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके । 
( XXIV ) “ परिवहन " ( Transportation ) से विशेष रूप से डिजायन की गई परिवहन 

प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस 
अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा - करकट 

बिखेरने, रोग वाहकों की पहुंच से रोका जा सके । 
4. कोई भी व्यक्ति / स्थापन ( Establishment ) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, 

गली,फुटपाथ किसी भी खुले स्थान पर जो नगरपालिका परिषद द्वारा इस प्रयोजन के 
लिए निर्धारित नही किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा । 


60 


उत्तराखण्ड गजट, 18 अक्टूबर, 2014 ई० ( आश्विन 26 , 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 8 
5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो 

कूड़ादान रखेगा जिनमें से एक मे जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः 

चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा । 
6. नगरीय ठोस अपशिष्टो के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार 

संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में 
एक दिन नगरपालिका परिषद के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार 
नगरपालिका परिषद के कर्मचारी / सुविधा के प्रचालक ( Operator of a Facility) 
को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूडा, जीव अनाशित थैले में रखकर नही डाला 
जायेगा ) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय - समय पर संशोधित की जा 
सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति / स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क ( User 

Charges ) लिये जायेगें । 
7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी 

अपशिष्टों के उठाने के लिए नगरपालिका से सम्पर्क कर निगम द्वारा निर्धारित व्यस्था 
के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क ( User 

Charges ) भुगतान करेगा । 
8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो 

बागवानी व सभी पेड - पौधों के कूड़े को परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा 
सम्भव ना हो नगरपालिका से सम्पर्क कर नगरपालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के 
अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क ( User 
Charges ) भुगतान करेगा । किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नही 


जायेगा । 


9. नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा परिसंकटमय ( Hazardous) 

अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और 15 दिन में एक बार द्वार - द्वार 
संग्रहण हेतु कर्मचारी / सुविधा के प्रचालक को देना होगा । 
10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का 

प्रबन्धन जीव - चिकित्सा अपशिष्ट ( प्रबन्धन और हस्तन ) नियम, 1988 के अनुसार 
करेगा,बिना उपचारित जैव - चिकित्सा अपशिष्टो को नगरीय ठोस अपशिष्टो में नही 
मिलायेगा । 
11. नगरीय ठोस अपशिष्टो के उत्पादन करने वाला / हथालन करने वाला 
व्यक्ति / स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा 

और न जलवायेगा । 
12. नगरीय ठोस अपशिष्टो के उत्पादन, पृथककरण , संग्रहण ,भण्डारण , परिवहन तथा व्ययन 

से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा । 
13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर पाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल 

उठाने की आवश्यकता समझी जाती है जो मासिक यूजर चार्जेज के अन्तर्गत 
निर्धारित नही है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका / सुविधा के 
प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर 
चार्जेज वसूल किया जा सकेगा । जिसकी प्राप्ति रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी 
जायेगी । यह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस में नगरपालिका 


भाग 8 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अक्टूबर , 2014 ई ० ( आश्विन 26, 1936 


शक सम्वत् ) 


61 


कोष / सुविधा के प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी । 
14. अनुसूची में दी गई दरों में पंचवर्षीय 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जिसकी गणना 

रू 0 5 / - के पूर्णाक में की जायेगी । 
15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेज में छूट का प्राविधान नही होगा । 
16. इस उपविधि के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद को देय धनराशि नगरपालिका 
अधिनियम 1916 के अध्याय 8 में उपबन्धित रीति से 

वसूल किये जा सकते है । 
17. उपरोक्त किसी भी प्राविधान की अवहेलना करने परं प्रथम दोष सिद्धि के लिए रू 0 

500 / - तक अर्थदण्ड तथा अवहेलना जारी रहने पर रू 0 20 / - प्रतिदिन का 

अर्थदण्ड देय होगा । 
अनुसूची -1 सेवा शुल्क ( User Charges ) बोर्ड बैठक सं0 05 दिनॉक 26-05-2014 के द्वारा 
निर्धारित 
क ० सं ० मद का नाम 

डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन की दरे 
आवासीय भवन ( अन्तोदय एवं बी0 पी 0एल0 रू 0 15500 प्रतिमाह / प्रति परिवार 
कार्डधारक परिवार ) 
आवासीय भवन (ए0 पी 0एल0 कार्डधारक परिवार) रू 0 30 = 00 प्रतिमाह / प्रति परिवार 
अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान 

रू 0 50 =00 प्रतिमाह / प्रति प्रतिष्ठान 
ढाबा / रेस्टोरेन्ट / भोजनालय 

200 = 00 प्रतिमाह / प्रति ढ़ाबा / 

रेस्टोरेन्ट / भोजनालय 
जूस / मीट / फल / सब्जी की 

दुकान रू 0 200 = 00 प्रतिमाह / प्रति दुकान 
धर्मशाला / गुरूद्वारा एवं अन्य धर्मार्थ स्थलो पर रू0 300 = 00 प्रति आयोजन 
होने वाले आयोजन 
निजी / सार्वजनिक स्थलो पर होने वाले विवाह रू 0 300 = 00 प्रति आयोजन 
एवं अन्य आयोजन 

रू 0 1000 = 00 प्रति आयोजन 
होटल / लॉज 

10 कमरे तक रू 0 300 = 00 प्रतिमाह 
20 कमरे तक रू 0 500 = 00 प्रतिमाह 

30 कमरे से अधिक रू 0 800 = 00 प्रतिमाह 
समस्त सरकारी कार्यालय बैंक आदि रू 0 200 = 00 प्रतिमाह / प्रति कार्यालय 

उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे भण्डारा, जागरण व शोभा यात्रा व 
अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में उपरोक्त दरे लागू नहीं होंगी । 


3 

4 


रू ० 


5 

6 


7 


वेडिंग प्वाइन्ट 


व 


10 


एस 0 पी 0 जोशी 


नीरज अग्रवाल , 


अधिशासी अधिकारी 


अध्यक्ष 


नगरपालिका परिषद्, विकासनगर । 


नगरपालिका परिषद् , विकासनगर । 


62 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अक्टूबर , 2014 ई ० ( आश्विन 26 , 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


सूचना 
मैंने अपना नाम शिवकुमार सिंह से बदल कर शिवकुमार चौहान कर लिया है । भविष्य में मुझे शिवकुमार चौहान 
के नाम से जाना , पहचाना एवं पुकारा जाये । 


समस्त औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं । 


शिवकुमार चौहान , 

पुत्र श्री रामप्रसाद सिंह 
गली नं 0 14, कृष्णानगर , रुड़की, 
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0 ) 42 हिन्दी गजट / 637 - भाग 8-2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


